सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 648 राँची , शुक्रवार , 


9 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


, 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


5 अगस्त , 

2019 


विषय- राँची शहरी जलापूर्ति योजना (JnNURM) के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु ० 

472,84,44,000 ( चार सौ बहत्तर करोड़ चौरासी लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र ) पर प्रशासनिक 
स्वीकृति प्राप्त विभागीय संकल्प संख्या-1057 दिनांक-06.03.2019 में संशोधन के संबंध में । 

संख्या-2 / न ० वि ०/ UIG ( WS) 08 / 13-3279-- राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक -01.03.2019 की बैठक में 
मद संख्या -28 अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 

द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1057 , दिनांक-06.03.2019 अन्तर्गत राँची शहरी जलापूर्ति योजना 
( JNNURM) के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल रु ० 472,84,44,000 ( चार सौ बहत्तर करोड़ 
चौरासी लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा निर्गत संकल्प संख्या -1057 दिनांक -06.03.2019 की 
कंडिका-8 में प्रावधान किया गया है कि " प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा"। 


2 . 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 अगस्त , 2019 
उक्त क्रम में अभियंता प्रमुख , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -1223 
दिनांक -29.03.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि एकरारनामा के अतिरिक्त समय के मद के लिए 
पुनः निविदा आमंत्रित करने पर अतिरिक्त छः माह (06 माह) से अधिक समय लगने की संभवना 
के कारण PWD Code, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत चालू एकरारनामा से ही अतिरिक्त कार्यों 
का निष्पादन कराये जाने की अनुमती मांगी गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या -1057 दिनांक 
06.03.2019 की कंडिका-8 को संशोधित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड 
से किया गया । 

उक्त अनुरोध के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या -1057 दिनांक -06.03.2019 की कंडिका -8 
को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है : 

" उपरोक्त प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा 
Jharkhand Public Work Department Code , 2012 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। " 

विभागीय संकल्प संख्या-1057 दिनांक -06.03.2019 की कंडिका-8 को संशोधित करने के उपर्युक्त 
प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक -30.07.2019 की बैठक में मद सं०-21 के रूप में स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । 


4 . 


5 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 648 50 


-- 


